सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 भाद्र, 1939 ( श० ) 


संख्या- 728 राँची, सोमवार , 


18 सितम्बर, 2017 ( ई०) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
11 अगस्त , 2017 


संख्या-13/वरीय विविध-07/2017 का०-8980 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अनिल कुमार सिंह नंबर 2, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लोहरदगा, जिन्होंने 50 
वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या -13/वरीय विविध -07/ 2017 का० - 8981-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री गिरीश चन्द्र सिन्हा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, डाल्टनगंज , जिन्होंने 50 वर्ष की 


2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 18 सितम्बर , 2017 
आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या -13/वरीय विविध -07/ 2017 का० - 8982-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री गिरिजेश कुमार दूबे , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, गढ़वा, जिन्होंने 50 वर्ष की 
आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख )(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या-13/वरीय विविध -07/ 2017 का०- 8983-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , पाकुड़ , जिन्होंने 50 वर्ष की 
आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या-13/ वरीय विविध-07/2017 का०- 8984-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राजेश कुमार पाण्डेय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , लातेहार , जिन्होंने 50 वर्ष की 
आय पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 

संख्या -13/ वरीय विविध-07/ 2017 का० - 8985-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राम जियावन, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा, जिन्होंने 50 वर्ष की आय पूर्ण 
कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 ( ख)(ii) के अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना तामील 
होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017 , जो भी पहले हो , से लोकहित में अनिवार्य रूप से 
सेवानिवृत्त किया जाता है। उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन महीने के वेतन एवं 
भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 सितम्बर , 2017 


संख्या-13/वरीय विविध -07/2017 का० - 8986-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री रामजीत यादव , मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, साहेबगंज , जिन्होंने 50 वर्ष की आयु 
पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना 
तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में अनिवार्य रूप से 
सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन महीने के वेतन 
एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या -13/वरीय विविध -07/ 2017 का० - 8987-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री उमेशानंद मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश , लातेहार , जिन्होंने 50 वर्ष की आयु 
पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii) के अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना 
तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में अनिवार्य रूप से 
सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन महीने के वेतन 
एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या-13/ वरीय विविध-07/2017 का०- 8988 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अशोक कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार , गढ़वा , जिन्होंने 50 वर्ष की 
आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या-13/ वरीय विविध - 07 /2017 का० - 8989-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री अरुण कुमार गुप्ता नं० 2, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गोड्डा, जिन्होंने 50 
वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है , को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख )(ii) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त, 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या - 13/ वरीय विविध -07/ 2017 का०- 8990 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री राज नन्दन राय, पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , हजारीबाग, जिन्होंने 50 वर्ष 


___ 4 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 18 सितम्बर , 2017 
की आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74( ख )(ii) के अन्तर्गत उनपर यह 
अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में 
अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है । उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन 
महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी जाएगी । 


संख्या -13/वरीय विविध -07/ 2017 का० - 8991-- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में श्री यशवंत कुमार शाही, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश- सह -विशेष न्यायाधीश, बलात्कार 
मामलों के लिये फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट , गढ़वा, जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, को झारखण्ड 
सेवा संहिता के नियम 74( ख)(ii ) के अन्तर्गत उनपर यह अधिसूचना तामील होने की तिथि अथवा 
22 अगस्त , 2017, जो भी पहले हो , से लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है | 
उन्हें तीन महीने के पूर्वलिखित सूचना के बदले तीन महीने के वेतन एवं भत्तों के बराबर राशि दे दी 
जाएगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखौरी शशांक सिन्हा, 
सरकार के उप सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 728-- 50 


